JABAR 


SHRAASHI 


सत्यमेव जयते 


S 


A. 


GOVT 
. O 


IRYANA 


Haryana Government Gazette 

EXTRAORDINARY 


Published by Authority 
© Govt. of Haryana 
No . 152 - 2018 /Ext.] CHANDIGARH , MONDAY , SEPTEMBER 10 , 2018 (BHADRA 19 , 1940 SAKA ) 


हरियाणा सरकार 
सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 10 सितम्बर , 2018 
संख्या 08 / 04 / 2009 - 2IW. - हरियाणा नहर तथा जल निकास नियम , 1976, को आगे संशोधित करने के लिए 
नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा नहर तथा जल निकास अधिनियम , 1974 (1974 का 29 ) , 
की धारा 65 की उप - धारा ( 2) के साथ पठित उप - धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करते 
हैं , इसके द्वारा, उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है , जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है । 

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि की 
समाप्ति पर या उसके पश्चात् , सरकार नियमों के प्रारूप पर , ऐसे आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हों , सहित जो प्रधान सचिव , 
हरियाणा सरकार , सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा किसी व्यक्ति से नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में इस प्रकार 
विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किये जाएं, विचार करेगी । 

प्रारूप नियम 
1. ये नियम हरियाणा नहर तथा जल निकास ( संशोधन ) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं । 
2. हरियाणा नहर तथा जल निकास नियम , 1976 में , जल दरों की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची 
प्रतिस्थापित की जाएगी , अर्थात्: 


( 2855 ) 


2856 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA .), SEPT. 10 , 2018 (BHDR . 19 , 1940 SAKA ) 

" जल दरों की अनुसूची 
( देखिए नियम 2( घ) तथा 27 ) 

भाग - I 
सभी नहरों तथा ड्रेनों से सिंचाई के प्रोयोजनों के लिए जल दरें 

( दर प्रति एकड़) 
श्रेणी | प्रवर्ग / फसल 

तीन या कम समूहों चार या अधिक समूहों | प्रति फसल 
में बहने वाली नहरें | में बहने वाली नहरें । 

___ 4 
| प्रवर्ग क : 

रूपये 


3 


रूपये 


डान्चा ( जंतर) पटशन , नील , ग्वार , अरहर, 15 सितम्बर से पूर्व हरी खाद के लिए जोती हुई फसल जल दर 
लोबिया , कच्ची फसल (हरी खाद के रूप में के लिए निर्धार्य नहीं है । 
इस्तेमाल की जाने वाली फसल) 
प्रवर्ग खः 

रूपये 

रूपये 


50 . 00 


प्रति फसल 


मूंगफली, बाजरा, मक्की, ज्वार, अरहर, एक से | 50 .00 
अधिक बारे सिंचन किया गया घास , शलगम 
सहित नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट सभी चारा 
फसलें 
प्रवर्ग गः 


3. 


60 . 00 


प्रति फसल 


उड़द, मुंग, चना, ग्वार, तिल, मसूर , सोयाबीन, 60 . 00 
अन्य दालें तथा मटर 
प्रवर्ग घः 


70 . 00 


प्रति फसल 


गेहूं, कपास, जौं , सरसों, ( तेल बीज ), खरबूजा | 80. 00 
तथा रेशे 
प्रवर्ग : 


100 . 00 


प्रति फसल 


धान , जई , सब्जियां, आलू, प्याज , अरबी , मिर्च, | 100 . 00 
बरसीम , सिंघाड़ा , तम्बाकू , पोस्त , मसाले , 
डाईज , औषधीय तथा सुगन्धित पौधे 
प्रवर्ग -1: 


6. 


गन्ना 


120 . 00 


105 . 00 


प्रति फसल 


7 . 


प्रवर्ग च : 


90 . 00 


(i) उद्यान , फलवाटिका , पुष्पकृषि तथा 90 . 00 
पौधा रोपण 
टिप्पण: उद्यान, फलवाटिका तथा पौधा रोपण 
की दरें प्रति अर्धवर्ष 


उद्यान , फलवाटिका 
तथा पौधा रोपण 
की दरें प्रति अर्ध 
वार्षिक ओर शेष 
प्रति फसल 
प्रति फसल 


15 . 00 


(ii) किसी फसल की जोत हेतू एक सिंचन | 15. 00 
किन्तु उसी या आगामी फसल के लिए जोत 
नहीं की गई हो 
( iii ) घास के लिए एक सिंचन 

15. 00 


15 . 00 


प्रति फसल 


टिप्पण: - जल दरें सामान्य जल दरों का 50 प्रतिशत प्रभारित होंगी, यदि : 

(i) उठान मोंधो पर सेचक द्वारा जल बचत उपकरणों जैसे टपकन तथा फव्वारा सिंचाई के प्रयोग पर । 
(ii ) खेतिहरों द्वारा अनुरक्षित तथा संचालित लिफ्ट ( झल्लार) पर । 


__ HARYANA GOVT. GAZ . ( EXTRA.), SEPT . 10 , 2018 ( BHDR. 19 , 1940 SAKA) 


2857 


दरें 


1500 . 00 


भाग - II 

सिंचाई प्रयोजनों से भिन्न 
क्रम विवरण 

यूनिट 
संख्या 
1 ईंट बनाना तथा कच्ची ईंटो की दीवार का निर्माण तथा । प्रति 100 क्यूम 

सन्निर्माण कार्य के लिए जल 
| थोक में जल प्रदाय : 
(i) ( क ) पेय और बोतलबंद जल उद्योग । 

प्रति 100 क्यूम 
( ख ) अन्य उद्योग विद्युत संयंत्र और थोक 

प्रति 100 क्यूम 
उपयोगकर्ता । 
( ii) रेलवे और सेना 

प्रति 100 क्यूम 


2000 . 00 
1000 . 00 


750. 00 


3 पेय प्रयोजनों हेतू 

प्रति 100 क्यूम 

25. 00 
(रेलवे और सेना सहित ) 
अन्य राज्य 

प्रति 100 क्यूम 

100 . 00 
5 | मत्स्य प्रसंस्करण, हिमीकरण तथा स्फुटन शाला (हेचरि ) । प्रति 100 क्यूम 

100. 00 
| इकाइयों को छोड़कर मत्स्य तालाबों हेतू । 
टिप्पण: 
1 . बिलों के जारी करने के एक मास के भीतर भुगतान न किये जाने पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार प्रभारित किया 

जाएगा और एक मास के बाद बकाया राशि पर एक प्रतिशत की दर से अधिभार प्रभारित किया जाएगा । 
बिल प्रति मास जारी किया जाएगा । 
यदि , प्राकृतिक जल प्रापक राज्यों द्वारा बिल के जारी करने के छह मास के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो 
अन्य राज्यों से संचालन तथा अनुरक्षण प्रभारों पर प्रतिवर्ष दस प्रतिशत ब्याज उद्गृहीत किया जाएगा । 


कल 


सारणी 


( वर्ग प्रवर्ग श्रेणी - बी में उल्लिखित ) 


- 


चारा फसलों की सूची 
ज्वार ( ग्रेट मिलेट ) 
काँनी (इटेलियन मिलेट ) 
लुसेन या लसुनघास 
घास 
चरी 


ल् 
+ 


मोठ 


ग्वार 
सवंक 
श्वन 


मदल 


o 
o 
F 
PPF 
- 
- 


शलजम 
सेंगी 
मीन्या 
शफताल 
मेथरा 
सरसो या तारामीरा जब भी किन्हीं स्वीकृत चारा फसलों के साथ दिखाया जाता है और चारेह के लिए हरा ही काटा 

जाता है । 
17. गेंहू या कास्नी के मिश्रण वाले खेत जो चारा फसलों के मूल्य में वृद्धि हेतु प्राप्त नहीं हैं । 


2858 


18 . 
19 . 
20 . 
21. 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA.), SEPT. 10 , 2018 (BHDR. 19, 1940 SAKA ) 
alea Cich TTT Bolt te veel 
HOC 31T 31047 À UT À fats BART TIT HOCATI 
det 
HCĐ - TT“ | 


चण्डीगढ़: 
farlich 7 Rita , 2018 . 


अनुराग रस्तोगी, 
प्रधान सचिव , हरियाणा सरकार, 
सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 


IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT 


Notification 

The 10th September, 2018 
No. 08 /04 /2009- 21W . — The following draft of the rules further to amend the Haryana Canal and Drainage 
Rules, 1976 , which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by Sub -section ( 1) 
read with Sub - section (2 ) of Section 65 of the Haryana Canal and Drainage Act, 1974 (29 of 1974 ), is hereby 
published for the information of persons likely to be affected thereby . 

Notice is hereby given that the draft of rules will be taken into consideration by the Government on or after the 
expiry of a period of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together with 
objections or suggestions, if any , which may be received by the Principal Secretary to Government, Haryana , 
Irrigation and Water resources Department, Chandigarh , from any person with respect to the draft of rules before the 
expiry on the period so specified . 

Draft Rules 
1. These rules may be called the Haryana Canal and Drainage ( Amendment) Rules, 2018 . 
2. In the Haryana Canal and Drainage Rules , 1976 , for the Schedule of Water Rates, the following schedule shall 
be substituted , namely : 

“ SCHEDULE OF WATER RATES 
(see rule 2 (s) and 27 ) 

PART- I 
Water rates for the purposes of Irrigation from all Canals and Drains 

(Rate per acre ) 
Class Category /Crop 

Canals running in Canals running in | Per crop 
3 or lesser groups 4 or more groups 


GO 


S 


5 


Rs. 

Rs. 
Ploughed in as green manure before the 15th September 
are not assessable to water rate . 


Category A : 
Dhancha (Jantar) Hemp, 
Indigo, Guara , Arhar , 
Cowpeas (Rawan ) (any 
other Crop used for 
green manure ) 
Category B : 
Groundnut, Bajra , Maize , 
Jawar, Arhar,Grass with more than 
one watering all fodder crops 
specified in the table below 
including turnips. 


Rs. 
50 . 00 


Rs. 
50 .00 


Per crop 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), SEPT . 10 , 2018 (BHDR . 19 , 1940 SAKA ) 


2859 


Class 


Category/ Crop 


Per crop 


Canals running in 
3 or lesser groups 

3 


Canals running in 
4 or more groups 


4 


2 
| Category C : 
Urd ,Moong, Gram , Guara , Til , 
Masur, Soyabean , any other Pulses 
and Peas . 


60 . 00 


60 . 00 


Per crop 


80 .00 


70 .00 


Per crop 


Category D : 
Wheat, Cotton , Barley, Mustard 
(oil seeds ), Melon and Fibres 


100 . 00 


100 . 00 


Per crop 


Category E : 
Paddy,Oat,Vegetables , Potatoes, 
Onions, Arvi, Chilies, Barseem , 
Water nuts , Tobacco , Poppy , 
Spices, Dyes, Medicinal and 
Aromatic Plants . 
Category E -I: 
Sugarcane 


120 . 00 


105 .00 


Per crop 


90 . 00 


90 . 00 


Per crop 


Category F : 
(i) Gardens and Orchards , 
Floriculture and Plantation , 
Orchards and plantation 
per half year, the rest . 
(ii ) Single watering for ploughing 
followed by a crop or not 
followed by a crop in the same or 
succeeding harvest . 
( iii ) Single watering for Grass . 


15 . 00 


15 .00 


Per crop 


15 .00 


15 .00 


Per crop 


Note : - 


The water rates shall be charged 50 % of the Normal water rate , if, - 
(i) water saving devices like drip and sprinkler irrigation by the irrigator on lift outlets are used . 
( ii ) lift is maintained and operated by the cultivators ( Jallars ). 


PART- II 


Other than Irrigation Purposes 


Sr. No. 


Description 


Unit 


Rate 


Brick making and pisewall Building and water for Construction 
work . 


Per 100 Cum 


1500 .00 


Water supply in Bulk : - 
(i) (a ) Beverage and Bottled Water Industry 

(b ) Other Industries , Power Plants and Bulk users . 
(ii) Railways and Army 


Per 100 Cum 
Per 100 Cum 
Per 100 Cum 


2000 . 00 
1000 .00 


750 .00 


2860 


HARYANA GOVT. GAZ . ( EXTRA.), SEPT. 10 , 2018 (BHDR . 19 , 1940 SAKA ) 


Sr. No. 


Unit 


Rate 
25 .00 


Per 100 Cum 


Description 
Drinking purposes 
(including Railway and Army) 
Other States 
Fish Ponds except 
Fish processing , freezing and hatchery units . 


100 . 00 


Per 100 Cum 
Per 100 Cum 


100 .00 


Note : - 
1 . Ten percent surcharge shall be charged extra for not releasing the payment with in one month of raising the 

bills and after one month surcharge shall be charged at the rate of one percent per month on the balance 
amount . 

The bill will be raised monthly . 
3. Ten percent per annum interest shall be levied on operation and maintenance charges from other states , if the 

payment is not made within six months of raising the bill by the raw water recipient state . 


TABLE 


(Referred in Class category - B ) 


List of Fodder Crops 
Jawar ( great Millet ) 
Kangni ( Italian millet ) 
Lucen or half alfa 
Grass 
Chari 


Moth 


si 
ri 
vor 
o 
oes 


Guara 
Sawank 
Rawan 
Madal 
Turnips 
Sengi 
Menia 
Shaftall 
Methra 
Sarson or Tara Mira when sown with any sanctioned fodder crops and cut green for fodder . 
Field containing mixture of wheat or kasni which does not appreciable enhance the value of fodder crops. 
Oats grown in declared -paddock areas. 
Maize grown for fodder sown in March and April . 
Berseem 
Mak -Chari 


17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
21. 


Chandigarh : 
The 7th September , 2018 . 


ANURAG RASTOGI, 
Principal Secretary to Government Haryana, 
Irrigation and Water Resources Department. 


56549C . S . - H .G . P ., Chd . 


